रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 13 , 2019 / कार्तिक 22 , 1941 
NEW DELHI , WEDNESDAY , NOVEMBER 13, 2019/ KARTIKA 22 , 1941 


सं . 662] 
No. 662 ] 


इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 नवम्बर, 2019 
सा . का. नि . 841( अ). — केंद्रीय सरकार , सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ( 2000 का 21) की धारा 70ख की 
उपधारा ( 3) के साथ पठित धारा 87 की उपधारा ( 2) के खंड ( यङ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलैक्ट्रॉनिकी 
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के अधिकारियों और कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं का 
उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कंप्यूटर 
आपात प्रतिक्रिया दल ( अधिकारी और कर्मचारी चिकित्सा सुविधा ) नियम , 2019 है । 

( 2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं. – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, 

(i) “ अधिनियम ” से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 ( 2000 का 21) अभिप्रेत है ; 
(ii ) “ अधिकारी और कर्मचारी ” से अधिनियम की धारा 70ख की उपधारा ( 2) में निर्दिष्ट कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया 

दल के अधिकारी और कर्मचारी (सिवाय महानिदेशक के) अभिप्रेत हैं ; 
( iii) “ आई सर्ट " से अधिनियम की धारा 70ख की उपधारा ( 1) के अधीन नियुक्त कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल 

अभिप्रेत हैं । 
( 2) वे शब्द और पद , जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा, जो उनका 
अधिनियम में है । 


5860 GI/ 2019 


___ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


3. चिकित्सा सुविधाएं - कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के अधिकारी और कर्मचारी निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं लेने के 
पात्र होंगे, अर्थात् : 

( 1) बाह्य चिकित्सा. – (i) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या 1 जनवरी को संदेय 
एक मास के वेतन ( मूल वेतन + महंगाई भत्ता ) इनमें से जो भी कम हो , तक सीमित होगी और वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि 
जारी करना या प्रोन्नति 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार सीमा को प्रभावित नहीं करेगी : 
__ परंतु उक्त ऊपरी सीमा , कैंसर , मधुमेय, मानसिक रोग , पोलियो , मानसिक आघात और ऐंठन , कुष्ठ रोग , थैलेसिमिया 
मेजर , हैपेटाइटिस सी और हैपेटाइटिस बी, जिसके लिए विशेष चिकित्सा उपचार सुविधा की आवश्यकता है । 
(ii) बाह्य चिकित्सा व्यय का दावा चिकित्सक के उपचार और औषधियों के क्रय के मूल कैश मीमो या बीजक के साथ 

चिकित्सक के नुस्खे द्वारा समर्थित होगा । 
(iii ) वर्ष के दौरान आईसर्ट में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों , कर्मचारियों के लिए, वार्षिक हकदारी 

समानुपातिक आधार पर निर्बंधित होगी । 
(iv) बाह्य , उपचार सरकारी अस्पताल या प्राधिकृत चिकित्सा परिचर या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केंद्रीय 

सरकार ( चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अंतर्गत पैनलीकृत अस्पतालों से कराया जाएगा । 
( 2) आंतरिक उपचार. (i) ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 
निवास करते हैं , सरकारी अस्पतालों या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन पैनलीकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार 
पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे । 
(ii ) ऐसे अधिकारी और कर्मचारी , जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन आने वाले क्षेत्रों से बाहर निवास करते 

हैं , यथास्थिति, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय सरकार (चिकित्सा परिचर्या) नियम , 1944 के अधीन 
पैनलीकृत प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के नुस्खे पर सरकारी अस्पतालों या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 

अधीन पैनलीकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे । 
(iii) खण्ड (i) और (ii ) के प्रयोजनों के लिए अधिकारी और कर्मचारी , आंतरिक चिकित्सा उपचार व्यय की , जिसके 

अंतर्गत अस्पताल आवास और नर्सिंग गृह सुविधा सम्मिलित है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को , जो समतुल्य 
वेतनमान आहरित कर रहे हैं , यथास्थिति ,केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय सरकार (चिकित्सा परिचर्या) 

नियम , 1944 के अधीन यथा लागू समान दर पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे । 
(iv ) गैर- पैनलीकृत प्राइवेट अस्पतालों से आपात स्थितियों में चिकित्सा उपचार लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों 

द्वारा उपगत चिकित्सा व्यय उन्हीं दरों पर अनुज्ञात किया जाएगा , जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन 
आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू है और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन न आने वाले 
शहर की दशा में , यथास्थिति , उन दरों पर प्रतिपूर्ति की जाएगी , जो निकटतम केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 

अधीन आने वाले शहर में लागू है या वास्तविक व्यय के आधार पर , इनमें से जो भी कम हो , की जाएगी । 
4. चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित अन्य मामले. — चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित अन्य मामले , जिनके लिए इन नियमों के 
अधीन कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं , का विनियमन, यथास्थिति , केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय सेवा 
( चिकित्सा परिचर्या) नियम , 1944, जैसा समान वेतन आहरित करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, के 
उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा । 

[ फा. सं. 6(1)/ 2018- जी . सी .] 
राजीव कुमार, संयुक्त सचिव 


[ TT II - 005 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 


MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th November, 2019 
G .S . R . 841 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (ze ) of sub -section (2 ) of section 87 
read with sub -section ( 3 ) of section 70B of the Information Technology Act, 2000 , (21 of 2000 ) , the Central 
Government hereby makes the following rules for providing the medical facilities to the officers and 
employees of the Indian Computer Emergency Response Team in the Ministry of Electronics and Information 
Technology , namely: 
1 . Short title and commencement. — ( 1) These rules may be called the Ministry of Electronics and 
Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (Medical Facilities for the Officers 
and Employees ) Rules , 2019 

(2 ) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette . 
Definition . — ( 1) In these rules, unless the context otherwise requires; 
(i) “ Act ” means the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000 ); 
( ii ) " officers and employees” means officers and employees (except the Director - General) of the 

Indian Computer Emergency Response Team as referred to in sub - section (2 ) of section 70B of the 

Act ; and 
( iii) “ ICERT” means Indian Computer Emergency Response Team appointed under sub -section ( 1) of 

section 70B of the Act. 
( 2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have have the same 
meaning as assigned to them under the Act. 
3 . Medical facilities. — The officers and employees of the Indian Computer Emergency Response Team 
shall be eligible to get followingmedical facilities, namely : 

(1) Outdoor treatment.- (i) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be 
limited to the actual expenses or one month s pay as on the 1st January of the year (Basic Pay + Dearness 
Allowance ), whichever is less, and the release of increment or promotion during the year shall not affect the 
limit as on the 1st January : 
Provided that the said ceiling shall not apply in case of treatment for diseases such as Cancer, Diabetes, 
Mental diseases, Poliomyelitis, Cerebral Palsy and Spastics, Tubercular diseases, Leprosy , Thalassaemia 
Major, Hepatitis C and D for which special medical treatment facility is required . 
( ii ) The claim for the outdoor medical expenses shall be supported by the Doctor s prescription 

alongwith the original cash memos or bills for treatment by the Doctor and purchase ofmedicines. 
( iii ) For officers and employees who joined the ICERT during the year, the annual entitlement shall be 

restricted on pro -rata basis . 
( iv ) The outdoor treatment shall be taken from Government Hospital or Authorised Medical Attendants 

or hospitals empanelled under the Central Government Health Scheme or the Central Government 

(Medical Attendance ) Rules , 1944 . 
( 2 ) Indoor treatment. — (i) The officers and employees who reside in the Central Government Health 
Scheme covered area shall be eligible for reimbursement of expenses incurred towards medical treatment at 
Government hospitals or hospitals empanelled under the Central Government Health Scheme. 
(ii) The officers and employees who reside outside the Central Government Health Scheme covered 

areas, shall be eligible for reimbursement of expenses incurred towards medical treatment at 
Government hospitals or hospital empanelled under the Central Government Health Scheme or the 
Central Government (Medical Attendance) Rules , 1944 , as the case may be, on the prescription of 
the empanelled Authorised Medical Attendant . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


( iii ) For the purposes of clauses (i) and ( ii), the officers and employees shall be eligible for 

reimbursement of indoor medical treatment expenses including hospital accommodation and 
nursing home facility on similar rates as applicable to the Central Government employees drawing 
equivalent pay , under the Central Government Health Scheme or the Central Government (Medical 

Attendance ) Rules, 1944 , as the case may be . 
(iv ) The Medical expenses incurred by the officers and employees availing medical treatment in 

emergency conditions from non - empanelled private hospitals, shall be allowed on the similar rates 
as applicable to a Central Government Health Scheme covered city and in case of non - Central 
Government Health Scheme city , on similar rates as applicable to the nearest Central Government 

Health Scheme covered city . as the case may be , or on the actual basis, whichever is less . 
4 . Other matters relating to medical facilities. — The other matters relating to the medical facilities for 
which no specific provisions has been made under these rules, shall be regulated in accordance with the 
provisions of the Central Government Health Scheme or the Central Service (Medical Attendance ) Rules, 
1944 , as the case may be , as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay. 

[F. No . 6 (1)/2018 -GC ] 
RAJIV KUMAR , Jt. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


MANOJ Digitally signed 

byMANOJ 
KUMAR KUMAR VERMA 

Date: 2019.11.15 
VERMA 185737 +0530 


